निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा 

द्वारा प्रकाशित 


25 पौष 1931 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 15 जनवरी 2010 


( सं o पटना 42 ) 


जल संसाधन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

7 दिसम्बर 2009 
सं 0 8 / पी 3-09 / 2009–4961 - जल संसाधन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 3998 दिनांक 
12 अक्तूबर 2009 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है: 

1. अधिसूचना के क्रमांक 1 के सामने स्तम्भ -5 में अंकित पूर्वी सोन उच्च स्तरीय नहर प्र 0, औरंगाबाद के 
स्थान पर पूर्वी सोन उच्च स्तरीय नहर प्र0, टेकारी ( गया ) संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 

2. अधिसूचना के क्रमांक 11 के सामने स्तम्भ -5 में अंकित जल निस्सरण प्र0, समस्तीपुर के स्थान पर बाढ़ 
नियंत्रण प्रमंडल, हथौड़ी ( समस्तीपुर) संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 

3. अधिसूचना के क्रमांक 25 के सामने स्तम्भ -7 में अंकित त्रिवेणी नहर निर्माण अवर प्रमंडल, धोरैया 
शिविर सिकटा के स्थान पर त्रिवेणी नहर निर्माण अवर प्रमंडल , कोरैना, शिविर सिकटा संशोधित रूप में पढ़ा 
जाय । 

4. अधिसूचना के क्रमांक 26 के सामने स्तम्भ -7 में अंकित दोन नहर अवर प्रमंडल , सिकाँव के स्थान पर 
जल निस्सरण अनुसंधान अवर प्रमंडल, पिपराकोठी संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 

5. अधिसूचना के क्रमांक 45 के सामने स्तम्भ -7 में अंकित घोड़ासहन नहर अवर प्रमंडल , सिकरा के स्थान 
पर घोड़ासहन नहर अवर प्रमंडल , सिकटा संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 

6. अधिसूचना के क्रमांक 48 के सामने स्तम्भ -5 में अंकित लघु सिंचाई प्र0, कटिहार के स्थान पर लघु 
सिंचाई प्र , भागलपुर संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 

7. अधिसूचना के क्रमांक 85 के सामने स्तम्भ -7 में अंकित अनु0 एवं गु० नित्र0 अ0प्र 0 सं0-8, मोतिहारी के 
स्थान पर आयोजन एवं गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल सं0-8, मोतिहारी संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 

8. अधिसूचना के क्रमांक 93 के सामने स्तम्भ -5 में अंकित ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल -2, झंझारपुर 
के स्थान पर ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल -2, पटना संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 

9. अधिसूचना के क्रमांक 112 के सामने स्तम्भ -5 में अंकित सोन उच्च स्तरीय नहर प्र 0, सहरसा के स्थान 
पर सोन उच्च स्तरीय नहर प्र 0, सासाराम संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 

10. अधिसूचना के क्रमांक 166 के सामने स्तम्भ -4 में अंकित मुजफ्फरपुर के स्थान पर पटना, स्तम्भ -5 में 
अंकित तिरहुत नहर प्र0, सरैया के स्थान पर गुण नियंत्रण प्रमंडल सं0-1 , पटना संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 

11. अधिसूचना के क्रमांक 189 के सामने स्तम्भ -5 में अंकित ति 0 न 0प्र 0, सरैया के स्थान पर योजना एवं 
रूपांकण प्रमंडल सं0-3, मुजफ्फरपुर संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 जनवरी 2010 


12. अधिसूचना के क्रमांक 199 के सामने स्तम्भ -5 में अंकित जल निस्सरण अंचल, पूर्णिया के स्थान पर 
नहर अंचल, पूर्णिया संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 

13. अधिसूचना के क्रमांक 219 के सामने स्तम्भ -5 में अंकित गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्र0 , दीघा के स्थान 
पर पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद , पटना संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 

14. अधिसूचना के क्रमांक 285 के सामने स्तम्भ -7 में अंकित पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल , वीरपुर के 
स्थान पर पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल सं0-3, लोहट संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 

15. अधिसूचना के क्रमांक 291 के सामने स्तम्भ-5 में अंकित नहर अंचल , पूर्णिया के स्थान पर जल 
निस्सरण अंचल, पूर्णिया संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 

16. अधिसूचना के क्रमांक 369 के सामने स्तम्भ -4 में अंकित गया के स्थान पर औरंगाबाद संशोधित रूप 
में पढ़ा जाय । 

उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
शेष यथावत् रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 42-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


